निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 भाद्र 1931 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 28 अगस्त 2009 


( सं0 पटना 455 ) 


सं० I / एम - 273 / 2006 - 2065 
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन) 


संकल्प 

17 अगस्त 2009 
__ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 5853, दिनांक 19 जून 2009 की कंडिका 2( क ) के 
आलोक में बिहार निबंधन सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु 
मनोनयन की अनुशंसा करने के लिए निम्नांकित रूप से चयन समिति का गठन किया जाता है : 
1. सचिव, निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , बिहार, पटना 

अध्यक्ष 
2. निबंधन महानिरीक्षक , बिहार, पटना 

सदस्य 
श्री अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव, 

सदस्य 
निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , बिहार, पटना । 
4 . श्री रमानाथ मिश्र , 

सदस्य 
उप - निबंधन महानिरीक्षक , बिहार, पटना । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रति सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 455 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


